रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 95 


REGD. NO . D. L. --33004/ 95 


- 


-41 


L 


- 


- 


। 


स्मायगवत 


L 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग II --- खण्ड 3 -- उप- खण्ड (1 ) 
PART II - Section 3..- Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 496 ] 
No. 496 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 4 , 1995 / अग्रहायण 13 , 1917 
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4 , 1995/ AGRAHAYANA 13 , 1917 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचमा 
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1995 


सं . 117795 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा कानि. 772 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उप - धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की अधिसूचना सं. 116/ 85 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 8 मई, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम संख्या 3 के सामने स्तंभ (2 ) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी 
अर्थात् : 
" बक्सों/ पैकों में 40 से अनधिक भरी गई दियासलाईयां " 

[ फा सं 332/64 /95 - टी आर यू. ] 

राजीव तलवार, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 4th December, 1995 

NO . 117 /95 -CENTRAL EXCISES 
G . S . R . 772 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) ofSection 5A of the Central Excises and Salt 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes 


2895GI/95 


